पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/ 203-205._/ 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक ट्कट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
maz / 38 fa. से. भिलाई, दिनांक 
30-05-200.” 





छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 








क्रमांक 6 ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 फरवरी 202i — फाल्गुन 8, शक 942 








राजभवन 
रायपुर 


रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2024 
अधिसूचना 


क्रमांक 366/768/208/WaA/A.-26. — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 3 सन्‌ 
2005) की धारा 7 (2) में निहित प्रावधान अनुसार के. के. मोदी यूनिवर्सिटी, ग्राम-महमरा, दुर्ग में कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों 
का नाम-सूची (पेनल) प्रस्तुत करने हेतु माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार खोजबीन-समिति का गठन किया गया है :- 


I. डॉ. सुनील के. सिंह, - Wats निकाय समिति 
हेड एण्ड प्रोफेसर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, (मोदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसायटी) अध्यक्ष 
के. के. मोदी यूनिवर्सिटी, दुर्ग द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद 


22A-Sapphire 2, Cosmos Jewels, Near D Mart, 
Anand Nagar, Ghodhunder road, Thane West, 


Maharashtra. 

2. डॉ. संजय केहर, -  प्रायोजक निकाय समिति 
एक्टिंव वी. सी. एण्ड प्रोफेसर, (मोदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसायटी) सदस्य 
के. के. मोदी यूनिवर्सिटी, दुर्ग द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद 
A 84, Swasthya Vihar, Vikas Marg, Delhi 

3. डॉ. पी. सी. ala, - उच्च शिक्षा विभाग, से प्राप्त राज्य शासन समिति 
अपर संचालक, रूसा कार्यालय, द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त व्यक्ति सदस्य 


रायपुर (छ. ग.) 


2. माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा डॉ. सुनील के. सिंह को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. 


32! 


322 | - छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 फरवरी 202:. 








3. उपर्युक्त गठित खोजबीन समिति, अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छ: सप्ताह की अवधि में न्यूनतम तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों की नाम- 
सूची (पैनल) माननीय कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी. | 


eau j- 


(अमृत कुमार खलखो) 
राज्यपाल के सचिव. 





संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 202. 


